रजिस्ट्री सं० डी - 212 


REGISTERED No. 0 - 228 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY. AUTHORITY 

नई दिल्ली , शनिवार , 4 अगस्त , 1973 ( श्रावण 13, 1895) . 
NEW DELHI, SATURDAY , AUGUST 4 , 1973 (SRAVANA 13, 18. 


... .- 


- 


- 


- - 


सं० 15] 
No . 15 ] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this Part in order that it may be filled as a separate compllation . 


भाग I खण्ड 3 

PART I - SECTION 3 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विपितर नियमों , विनियमों, भावेशों मोर संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non - Statutory Roles, Regulations, Orders and Resolutions issued by 

the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 4 अगस्त 1973 
सं० एफ 26, दिनांक 12 जुलाई 1973 - - सैनिक स्कूल 
योजना के सिंहावलोकन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति 
स्थापित करने का निश्चय किया गया है जो सैनिक स्कूलों में दी जा 
रही शिक्षा तथा उनके कार्य संचालन के सभी पहलुओं पर विचार 
करेगी : - - 

2. समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे : - - 


अध्यक्ष 


श्री एल० वमाल , संयुक्त सचिव ( जी ) , रक्षा मंत्रालय , भारत 
सरकार , नई दिल्ली । 

श्री ए० एन० जोशी, अपर वित्तीय सलाहकार ( जे ) , वित्त 
( रक्षा ) मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली । 

श्री एस० एम० एस० कारी , संयुक्त शिक्षा सलाहकार , शिक्षा 
तथा समाज कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली । 

डिप्टी एडजूटेंट जनरल , थल सेना मुख्यालय , नई दिल्ली । 

एयर कमोडोर के० डी० सिंह , डायरेक्टर आफ एजूकेशन , 
वायु सेना मुख्यालय नई दिल्ली । 

श्री ओ० रामाचन्द्र राव , उप -सचिव , तमिल नाडु सरकार , 
शिक्षा विभाग, मद्रास । 

श्री डी० के० मुहा, शिक्षा आयुक्त , पश्चिम बंगाल सरकार, 
कलकत्सा शिक्षा आयुक्त , राजस्थान सरकार, जयपुर । 
सहयुक्त सवस्य 

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ( समिति द्वारा सैनिक 
स्कूल , लखनऊ के सम्बन्ध में विचार करते समय इन्हें सहयुक्त 
किया जाएगा ) । 


डा० डी० एम० सेन , भूतपूर्व शिक्षा सचिव , पश्चिम बंगाल 
तथा उपकुलपति , वर्ववान विश्वविद्यालय , पी - 5 15 राजा वसन्त 
राय रोड , कलकत्ता 29 । 


श्री एस० वी० चित्तीबाबू निदेशक , स्कूल शिक्षा, तमिलनाडु 
सरकार, मद्रास । 

श्री एन०पी० दूबे , अपर सचिव , श्रम मंत्रालय , भारत सरकार , 
नई दिल्ली । 
1 - -173GI/73 


( 103 ) 


104 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 4 , 1973 (SRAVANA 13 , 1895 ) 


[ PART I - SEC. 3 


नागालैंड सरकार के प्रतिनिधि ( पूर्वी क्षेत्र में सैनिक स्कूल के 
सम्बन्ध में विचार करते समय सहयुक्त किया जाएगा ) । 


4. समिति अपनी कार्य संचालन प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी 
और किसी उपयुक्त व्यक्ति को सदस्य के रूप में सहयोजित कर 
सकेगी । 


सचिष 


5 . समिति को अपनी पहली बैठक की तारीख से छ: माह के 
अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी । 


उप सचिव , भारत सरकार एवं अवैतनिक सचिव , सैनिक 
स्कूल सोसायटी । 


6 . समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 


3. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :- - 


1 . सैनिक स्कूलों के मूलभूत उद्देश्यों तथा उसके कार्य निष्पादन 

का पुनरीक्षण करना जिससे यह देखा जा सके कि उन्होंने 
अपना उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त किया है तथा इस सम्बन्ध में 
उपयुक्त सिफारिशें करना । 


7. गैर सरकारी सदस्यों को बैठकों में उपस्थित होने के लिए 
वित्त मंत्रालय के समय- समय पर यथा संशोधिन का ज्ञा० संख्या 
एफ० 6 ( 26 ) -ई० / 59 दिनांक 5 सितम्बर 1960 में मंजूर की 
गई दरों पर याना भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा । यह 
सैनिक स्कूल सोसायटी के खर्जे से पूरा किया आएगा । 


आदेश 


2. सैनिक स्कूलों में शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्था 

के सभी पहलुओं का पुनरीक्षण तथा उपयुक्त सिफारिशें 
करना । 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति इन्हें भेजी जाय 
समिति के अध्यक्ष , सचिव सहित उसके सभी सरकारी और गैर 
सरकारी सदस्य , सभी राज्य सरकारें , संघ शासित क्षेत्र , केन्द्र प्रशा 
सित क्षेत्र, सैनिक स्कूल सोसायटी के बोर्ड आफ गवर्नर के सवस्य , 
स्थानीय प्रशासन मण्डल , सभी सैनिक स्कूलों के प्रधानाचार्य । 


. 3. सैनिक स्कूलों के कार्य-संचालन से सम्बन्धिन ऐसे किसी 

भी अन्य मामले पर सिफारिशें करना , जो कि समिति 
के विचारानुसार उससे सम्बन्धित हों । 


यह आदेश भी दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सार्वजनिक 
सूचना के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित करायी जाय । 


4. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किये गए सैनिक स्कूल , 

लखनऊ के कार्य संचालन का पुनरीक्षण करना , और स्कूल 
के भावी कार्य संचालन के सम्बन्ध में सिफारिशें करना । 


मेहताब सिंह , उप सचिव 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 4th August 1973 
No . F. 8 ( 9 ) / 72 - SSC. dated 12th July 1973 . - It has been 
Tesolved to constitute a High Power Committee for re - apprai 
sal of Sainik Schools Scheme which would go into all aspocts 
of education and functioning of Sainik Schools . 
2. The Committee will consist of the following : -- 

Chairman 
Dr. D M Son , former Education Secretary , West Bengal 

and former Vice -Chancellor , Burdwan University 
P -515 Raja Basanta Roy Road, Calcutta- 29 , 


Shri SMS Chari, Joint Education Adviser, Ministry of 

Education and Social Welfare , Government of India , 

New Delhi . 
Deputy Adjutan Gancral. Army Headquarters , New 

Delhi, 
Air Cdre K . D . Singh, Director of Education, Air HQ . 

New Delhi . 
Shri O Ramachandra Rao , Deputy Secretary to the 

Government of Tamil Nadu , Education Deptt ., 

Madras . 
Shri D K Guha . Education Commissioner, Goverment 

of West Bengal, Calcutta , 
Educational Commissioner Government of Rajasthan 
Jaipur . 

Associated Members 
Representative of State Government of Uttar Pradesh . 

( To be associated when Sainik School, Lucknow is 

to be considered by the Committee ) . 
Representative of State Government of Nagaland , 

( To be associated when Sainik School, in the Eastern 
region is to be considered ) . 

Secretary 
Deputy Secretary to the Government of India and 

Honorary Secretary Sainik Schools Society , 


Members 
Shri S V Chittibabu, Director . School Education , Govern 

ment of Tamil Nadu . Madras . 


Shri N P Dubey , Addl Secretary , Ministry of Labour, 

Government of India , New Delhi . 
Shri L Dayal, Joint Secretary ( G ) , Ministry of Defence , 

Government of India , New Delhi, 
Shri A N Joshi , Addl FA (J ) Ministry of Finance ( De . 

fonce ) , Government of India , New Delhi. 


PART I — SEC . 3 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 4 , 1973 (SRAVANA 13 , 1895) 


105 


3. The terms of reference of this Committee will be as 
under : 


1. To review the basic objectives and performance of 

Sainik School to see how far their objectives have been 
achieved and make suitable recommendations in this 

regard . 
2 . To review all aspects of cducational, administrative and 

financial arrangements in Sainik Schools and mako 
suitable recommendations, 


5 . The report of the Committeo should be submitted within 
6 months from the date of its first meeting . 

6 . Headquarters of the Committee will be in New Delhi. 

7 . The non -official member, will be paid travelling allow 
ance and daily allowance for attending the meetings at the 
rates sanctioned in Ministry of Finance O . M . No, F . 6 ( 26 ) - E 
IV / 39, dated 5th September 1960 as amended from time to 
time. The oxpenditure will be met from the funds of the 
Sainik Schools Society . 

ORDER 
ORDERED that a copy of this resolution be communicated 
to the Chairman , Ail official and non - official members in 
cluding the Secretary of the Committee , all Stato Goyeroments , 
Union Territories , Centrally Administered Areas ; Mombers of 
Board of Governors , Sainik Schools Society ; Chairman , Local 
Boards of Administration ; Principals of all Sajnik Schools . 

ORDERED also that a copy of the Resolution to published 
in the Gazette of India for general information , 

MAHTAB SINGH , Dy. Secy . 


3 . To make locommendations on any other matter in 

relation to the functioning of the Sainik Schools which 

in the opinion of the Committee, ig relevant; and 
4 . To review the functioning of Sainik School, Lucknow 

set up by the Government of Uttar Pradesh 
and mako recommendations regarding the future func 

tioning of the school, 
4 . The Commiitee will decide on its own procedure and may 
1 .Co - opt any suitable person as member , 


PRINTED BY TH . MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRE : 9 , FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELIT, 1973 


